रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


Asia 


REGD . NO . D. L.-33004/99 


4CG 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग | - खण्ड 1 . 
PARTIL- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 21 , 2010 / वैशाख 1 , 1932 
NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 21, 2010/VAISAKHA 1 , 1932 


सं . 1011 
No. 101 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 21 अप्रैल , 2010 

सं. 57 / 2009 - 2014 
फा . सं . 01 / 94 / 180 / 0002 - कॉटन यार्न / एएम 
11 / पीसी - 4 ( बी ). - विदेश व्यापार नीति, 2009 - 2014 के पैराग्राफ 
2.4 और प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार , एतद्द्वारा , 
" डी ई पी बी दरों की अनुसूची " ( समय - समय पर यथासंशोधित ) में , 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं : - - 
1. उत्पाद समूह : वस्त्र उत्पाद समूह : 89 

उत्पाद समूह वस्त्र की क्रम सं. 78 की डी ई पी बी प्रविष्टि पर 
आने वाला मिलेंज यार्न सहित कॉटन यार्न का निर्यात तत्काल 

प्रभाव से डी ई पी बी लाभ के लिए हकदार नहीं होगा । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 
आर. एस. गुजराल , महानिदेशक , विदेश व्यापार 

एवं पदेन विशेष सचिव 


(Department ofCommerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 21st April, 2010 

No. 57/2009 - 2014 
F . No. 01/ 94/ 180/ 0002 - Cotton yarn/ AM 11/ PC 
4 ( B ). — In exercise of powers conferred under Paragraph 
2 .4 of the Foreign Trade Policy, 2009 -2014 , and Paragraph 
1. 1 of the Handbook of Procedures (Vol.l), the Director 
General of Foreign Trade hereby makes the following 
amendments inthe “ Schedule of DEPB Rates " ( as amended 
fromtime to time ) : 
1. Product Group : Textiles Product Group : 89 

Export of “ Cotton yarn including Melange Yarn " 
appearing at DEPB entry Sl. No . 78 of the Product 
Group “ Textiles " shall not be entitled for DEPB 
benefit from immediate effect . 


This issues in the public interest. 
R. S. GUJRAL , Director General of Foreign Trade 

& ex-officio Spl . Secy. 


1494 GI/ 2010 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dethi- 110054. 


